निबंधन संख्या पी0टी0-40 





ware wae 


बिहार गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 पौष 4942 (श०) 
(सं० पटना 996) पटना संगलवार 29 दिसम्बर 2020 








बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
8 दिसम्बर 2020 

Wo fFoHo( Alo )-03/2020-78/faoWo AIR की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है 
कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-88 के आलोक में महामहिम राज्यपाल द्वारा दिये गए आदेश से संबंधित अधिसूचना 
संख्या-647 ,648 ,649,650,65। एवं 652 सभी दिनांक- 7..2020 & अनुसरण में भारत के संविधान के तृतीय अनुसूची 
के अनुसार संलग्न सूची में उल्लिखित सप्तदश बिहार विधान सभा के नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों ने अपने नाम के सामने 
अंकित तिथि को सप्तदश बिहार विधान सभा के प्रथम सत्र के दौरान सदन में अपना शपथ/प्रतिज्ञान ग्रहण किया है । 

माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से, 
राज कुमार सिंह, 
सचिव। 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 


बिहार गजट (असाधारण) 996-5744+40-Sloc toto 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


